रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


DAM 


HTRA 


Bya 


Okr 


ASTRO 


450 . 

30 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 15 , 2016 / भाद्र 24 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY , SEPTEMBER 15 , 2016 /BHADRA 24 , 1938 


सं . 2259 ] 
No. 2259 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


( केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 15 सितम्बर , 2016 


का . आ . 2961 ( अ ). - आयकर नियमावली , 1962 के नियम - 5 ग और 5 ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की 


धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के उपवाक्य ( ii ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार , एतद्द्वारा , भारत सरकार , वित्त 


मंत्रालय , राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 04/ 2010 , दिनांक 28 जनवरी , 2010 जिसे का . आ . 348 , दिनांक 28 फरवरी , 2010 के द्वारा 


भारत के राजपत्र के भाग II , खंड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित किया गया था , को 1 अप्रैल 2007 से निरस्त करती है और इसके लिए यह 


माना जाएगा कि उक्त अधिसूचना आयकर अधिनियम , 1961 या उस समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अंतर्गत कर संबंधी किसी लाभ के 


लिए जारी ही नहीं की गई है । 


[ अधिसूचना सं . 82 / 2016 / फा. सं . 203/ 64/ 2009 / आई. टी. ए.-II ] 


दीपशिखा शर्मा, निदेशक 


4447 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(ii) ] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th September, 2016 
S . O . 2961(E ). — In exercise of the powers conferred under clause ( ii ) of sub - section ( 1) of section 35 
of the Income-tax Act, 1961 read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962, the Central 
Government hereby rescinds the notification of the Government of India , Ministry of Finance , Department of 
Revenue number 4 /2010 dated 28 .01. 2010 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub -section (ii) 
dated 28th of January , 2010 vide S . O . 348 with effect from 1st April, 2007 and shall be deemed that the said 
notification has not been issued for any tax benefits under the Income- tax Act, 1961 or any other law of the 
time being in force . 


[Notification No. 82 /2016 / F . No . 203 /64/ 2009 / ITA -II ] 


DEEPSHIKHA SHARMA, Director 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 

HARINDRA 

Digitally signed by 

HARINDRA KUMAR 
KUMAR 

Date : 2016 .09. 19 09: 20 :31 
+ 05 30 


